शासन 


छत्तीसगढ़ 


पंजीयन क्रमांक 
“ छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09/ 2013-2015 . ” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी. 2-22- छत्तीसगढ़ गजट /38 सि . से . 
भिलाई, दिनांक 30-5-2001. ” 


सत्यवजय 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 29 ] 


रायपुर , शुक्रवार, दिनांक 21 जुलाई 2017 - आषाढ़ 30, शक 1939 


भाग 3 ( 1 ) 


विज्ञापन 


अन्य सूचनाएं 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , श्रीमती पारूल साहू, ध. प. श्री देवलाल कुमार, उम्र 26 वर्ष, जाति - तेली, निवासी - ई. 
डब्ल्यू. एस.-522 , 523, आदित्य नगर दुर्ग, तहसील व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) की हूं. यह कि विवाह पूर्वमेरा नाम जामबती साहू आत्मजा श्री जनक राम , 
निवासी - भनोरा , तह. साजा, जिला बेमेतरा था , तथा यही नाम मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेजों में दर्ज है. मेरा विवाह 24-2-2011 को 
देवलाल कुमार आ. श्री विश्राम के साथ संपन्न हुआ. विवाह पश्चात् मैंने अपना पूर्व नाम परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती पारूल साहू रख ली हूं 
तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं. 


अतः अब मुझे श्रीमती पारूल साहू ध. प. श्री देवलाल कुमार के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


जामबती साहू (Jambati Sahu ) 

आत्मजा - श्री जनक राम 
निवासी - ग्राम - भनोरा, तह . साजा, 

जिला- बेमेतरा ( छ. ग. ) 


श्रीमती पारूल साहू ( Parul Sahu ) 

पति - श्री देवलाल कुमार 
निवासी- ई. डब्ल्यू . एस. - 522, 523, 

आदित्य नगर, दुर्ग, 
तहसील व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 


189 


190 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 21 जुलाई 2017 


[ भाग 3 ( 1 ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , अवनीश साहू, आत्मज श्री लखनलाल साहू , उम्र 45 वर्ष, जाति तेली, निवासी - जवाहर 
वार्ड, वार्ड नं.- 04 तहसील व थाना कांकेर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर ( छ. ग. ) का हूं. यह कि मेरा पुत्र विशु साहू, उम्र 15 वर्ष, जो कि सेंट 
माईकलविद्यालय कांकेर का छात्र है, विद्यालय एवं अन्य शासकीय तथा अर्द्धशासकीय संस्थानों में , उसका घरेलू नाम दूधप्रताप साहू अंकित है जो 
कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने पुत्र का नाम परिवर्तित कर नया नाम विशु साहू रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ 
पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं . 


अतः अब मेरे पुत्र को विशु साहू आ . अवनीश साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


दूधप्रताप साहू 
(Doodh Pratap Sahu ) 
पिता - श्री अवनीश कुमार साहू 
निवासी - जवाहर वार्ड, वार्ड नं . - 04 , 

तहसील व थाना कांकेर, 
जिला- उत्तर बस्तर कांकेर ( छ. ग. ) 


विशु साहू ( Vishu Sahu) 
पिता - श्री अवनीश कुमार साहू 
निवासी - जवाहर वार्ड , वार्ड नं . - 04 , 

तहसील व थाना कांकेर , 
जिला- उत्तर बस्तर कांकेर ( छ. ग. ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , डिल्लेश्वर राव तामाड़ा आत्मज स्व. कामेश्वर राव तामाड़ा, उम्र 49 वर्ष, निवासी - म. नं. 
4/ डी , सड़क नं. 25, जोन -1, सेक्टर -11, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) का हूं. यह कि मेरे आधार कार्ड व कुछ दस्तावेजों में मेरा सही 
नाम डिल्लेश्वर राव तामाड़ा अंकित है. मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूं, किन्तु मेरे सर्विस रिकार्ड व कुछ अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम 
डिल्लीराव दर्ज हो गया है. जो कि त्रुटिपूर्ण है मैं अपने घरेलू नाम को परिवर्तित कर नया नाम डिल्लेश्वर राव तामाड़ा रख लिया हूं तथा इस आशय 
के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं . 


अतः अब मुझे डिल्लेश्वर राव तामाड़ा आ . स्व . कामेश्वर राव तामाड़ा के नाम से जाना, पहचाना , पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


डिल्लीराव 
पिता - स्व . कामेश्वर राव तामाड़ा 
निवासी - म. नं .- 4 / डी , सड़क नं. 25 , 

जोन -1, सेक्टर -11, भिलाई , 
तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) 


डिल्लेश्वर राव तामाड़ा 
पिता - स्व . कामेश्वर राव तामाड़ा 
निवासी - म. नं. - 4/ डी , सड़क 

जोन -1, सेक्टर -11, भिलाई , 
तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग.) 


नं . 25 , 


. 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 21 जुलाई 2017 


191 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , श्रीमती चेतना पड़ेगांवकर (Chetana Padegaonkar ) ध . प. श्री अंगद पड़ेगांवकर, उम्र 
30 वर्ष, निवासी-13/14 अग्रोहा सोसायटी, सेक्टर-1 जैतखांभ के पास, रायपुरा , तहसील रायपुर, जिला - रायपुर ( छ. ग. ) की हूं. यह कि मेरे जन्म 
प्रमाण पत्र, समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, ड्रायव्हिंग लायसेंस में मेरा नाम चेतना शर्मा ( Chetana Sharma ) आत्मजा - मनोज शर्मा दर्ज 
है. मेरा विवाह 6-02-2013 को हिन्दू रीति -रिवाज से श्री अंगद पड़ेगांवकर के साथ संपन्न हुआ. विवाह पश्चात मेरी मैरिज सर्टिफिकेट, पेनकार्ड, 
आधार कार्ड में मेरा नाम चेतना पड़ेगांवकर ( Chetna Padegaonkar) नाम स्पेलिंग त्रुटिपूर्ण दर्ज हो गया है. विवाह पश्चात् मैं अपने पूर्व नाम / 
उपनाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती चेतना पड़ेगांवकर रख ली हूं. इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत 
कर दी हूं. 


अतः अब मुझे श्रीमती चेतना पड़ेगांवकर ध. प. श्री अंगद पड़ेगांवकर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्जकिया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


चेतना शर्मा ( Chetana Sharma ) 

पिता - श्री मनोज शर्मा 
निवासी -13 / 14 अग्रोहा सोसायटी, 
सेक्टर -1 जैतखांभ के पास, रायपुरा , 
तह. व जिला - रायपुर ( छ. ग. ) 


चेतना पड़ेगांवकर 
(Chetana Padegaonkar ) 

पति - श्री अंगद पड़ेगांवकर 
निवासी -13/ 14 अग्रोहा सोसायटी , 
सेक्टर -1 जैतखांभ के पास, रायपुरा , 
तह. व जिला- रायपुर ( छ. ग. ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , श्रीमती अन्नू ठाकुर , ध. प. स्व . रामायण सिंह , उम्र 39 वर्ष, जाति क्षत्रिय, साकिन 
हिरीमाईन्स, तहसील तहखतपुर , जिला-बिलासपुर ( छ. ग.) की हूं. यह कि मैं बी. एस. पी. हिरीमाईन्स टाउनशिप पर्सनल विभाग में कार्यरत 
हूं.मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम अन्नू देवी दर्ज है, जो कि त्रुटिपूर्ण है किन्तु मेरे पेनकार्ड में मेरा नाम अन्नू ठाकुर दर्ज है , 
जो कि सही है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम/ उपनाम श्रीमती अन्नू ठाकुर रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के 
समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं . 


अतः अब मुझे श्रीमती अन्नू ठाकुर ध. प. स्व . रामायण सिंह के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


अन्नू देवी 


पति - स्व . रामायण सिंह 
निवासी -हिरींमाईन्स , 

तह. - तखतपुर 
जिला- बिलासपुर ( छ. ग . ) 


श्रीमती अन्नू ठाकुर 
पति - स्व . रामायण सिंह 
निवासी -हिरीमाईन्स , 

तह . - तखतपुर 
जिला -बिलासपुर ( छ. ग. ) 


192 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 21 जुलाई 2017 


[ भाग 3 ( 1 ) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , श्रीमती निर्मला चिवराम ध. प. श्री गोपेन्द्र कुमार चिवराम , उम्र 24 वर्ष, निवासी- प्लाट 
नं .-52, सड़क नं.-4, वार्ड नं .-53, न्यू आदर्श नगर , दुर्ग तह. व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) की हूं. यह कि मैं विवाह पूर्व निर्मला रावटे आत्मजा 
श्री रामसिंह रावटे के नाम से जानी, पहचानी जाती थी , तथा यही नाम मेरे शासकीय , अर्द्धशासकीय व अन्य दस्तावेजों एवं अभिलेखों में दर्ज है . 
मेरा विवाह हिन्दू रीति -रिवाज से , दिनांक 20-04-2016 को श्री गोपेन्द्र कुमार चिवराम आ . श्री पुरेन्द्र कुमार चिवराम के साथ संपन्न हुआ. विवाह 
पश्चात मैं अपने पूर्व नाम को परिवर्तित कर नया नाम/ उपनाम श्रीमती निर्मला चिवराम रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी 
के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं . 


अतः अब मुझे श्रीमती निर्मला चिवराम ध. प. श्री गोपेन्द्र कुमार चिवराम के नाम से जाना, पहचाना , पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


कुमारी निर्मला रावटे 
आत्मजा - श्री रामसिंह रावटे 
निवासी - वार्ड नं. - 7 चिखली, 
जिला- बालोद ( छ. ग. ) 


श्रीमती निर्मला चिवराम 
पति - श्री गोपेन्द्र कुमार चिवराम 
निवासी - प्लाट नं .- 52, सड़क नं. - 4, 

वार्ड नं. -53, न्यू आदर्श नगर , 
दुर्ग तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , श्याम शरण तिवारी, आत्मज श्री कालीदास तिवारी, उम्र 59 वर्ष, निवासी- क्वा . नं.- 42 / 
सी, सड़क - एवेन्यू - सी, सेक्टर-1 भिलाई, तहसील व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) का हूं. यह कि मेरे पेनकार्ड, आधार कार्ड एवं शासकीय अभिलेखों में 
मेरा पूरा नाम श्याम शरण तिवारी (Shyam Sharan Tiwari) दर्ज है जो कि सही है. मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूं. मेरे समस्त 
विभागीय दस्तावेजों में मेरा नाम एस. एस. तिवारी ( S. S. Tiwari ) दर्ज है, जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्याम शरण 
तिवारी रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं. 


अतः अब मुझे श्याम शरण तिवारी आ . श्री कालीदास तिवारी के नाम से जाना , पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


एस. एस. तिवारी 

पिता - श्री कालीदास तिवारी 
निवासी - क्वा. नं. - 42 / सी , सड़क - एवेन्यू - सी , 

सेक्टर -1 भिलाई , 
तहसील व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


श्याम शरण तिवारी 
(Shyam Sharan Tiwari) 

पिता - श्री कालीदास तिवारी 
निवासी- क्वा. नं .-42/ सी , सड़क - एवेन्यू - सी , 

सेक्टर-1 भिलाई , 
तहसील व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 21 जुलाई 2017 


193 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मनोज कुमार खत्री, आत्मज श्री प्रेम बहादुर , उम्र 51 वर्ष, निवासी -328/ 15 कृष्णा टाकीज 
रोड, रिसाली, भिलाई, तहसील व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) का हूं. यह कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, आधार कार्ड, शासकीय अभिलेखों में मेरा पूरा 
नाम मनोज कुमार खत्री ( Manoj Kumar Khatri ) आ . प्रेम बहादुर (Prem Bahadur ) दर्ज है. मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूं. मेरे 
समस्त विभागीय दस्तावेजों में आधार कार्ड एवं पासपोर्ट में मेरा नाम मनोज कुमार ( ManojKumar ) आ . प्रेम बहादुर (Prem Bahadur) दर्ज है. 
जो कि अपूर्ण व त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम/उपनाम मनोज कुमार खत्री ( Manoj Kumar Khatri) रख लिया हूं तथा 
इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं . 


अतः अब मुझे मनोज कुमार खत्री आ. श्री प्रेम बहादुर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


मनोज कुमार ( Manoj Kumar ) 

आत्मज - श्री प्रेम बहादुर 
निवासी -328/ 15, कृष्णा टाकीज रोड, 

रिसाली, भिलाई , 
तहसील व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


मनोज कुमार 

खत्री (Manoj Kumar Khatri ) 

आत्मज - श्री प्रेम बहादुर 
निवासी -328 / 15 , कृष्णा टाकीज रोड, 

रिसाली, भिलाई , 
तहसील व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , श्रीमती चन्द्रिका चौहान, ध. प. श्री विजय कुमार सिंह चौहान , उम्र 46 वर्ष, निवासी - स्टेट 
बैंक कालोनी, सेक्टर-8, क्वा. नं. - सी 6/9 भिलाई नगर , तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) की हूं. यह कि मेरे आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में , 
मेरा नाम श्रीमती चन्द्रिका चौहान, ध. प. श्री विजय कुमार सिंह चौहान दर्ज है जो कि सही है तथा मैं यही नाम से जानी व पहचानी जाती हूं, किन्तु 
मेरे नाम पर भूमि के राजस्व अभिलेख में मेरा नाम श्रीमती सुनिती बाई ध. प. श्री विजय सिंह राजपूत अंकित हो गया है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने 
नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती चन्द्रिका चौहान रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर 


दी हूं. 


अतः अब मुझे श्रीमती चन्द्रिका चौहान ध. प. श्री विजय कुमार सिंह चौहान के नाम से जाना , पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


. 


पुराना नाम 


नया नाम 


श्रीमती सुनीति बाई 

( Smt. Suniti Bai ) 
पति - श्री विजय सिंह राजपूत 
(Shri Vijay Singh Rajput) 

निवासी - स्टेट बैंक कालोनी, 
सेक्टर -8, क्वा . नं . - सी 6/9 भिलाई नगर, 

तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


श्रीमती चन्द्रिका चौहान 
(Smt. Chandrika Chauhan ) 
पति - श्री विजय कुमार सिंह चौहान 
( Shri Vijay Kumar Singh Chauhan ) 

निवासी - स्टेट बैंक कालोनी, 
सेक्टर -8, क्वा . नं. - सी 6/9 भिलाई नगर , 

तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग.) 


. 


State Bank Colony, 
Sector - 8.Or.No.C- 6/ 9 , 

BhilaiNagar, 
Tah. & Distt .- Durg ( C.G ) 


State Bank Colony, 
Sector- 8, Qr. No.C - 6/ 9 , 

Bhilai Nagar , 
Tah. & Distt.- Durg ( C.G. ) 


194 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 21 जुलाई 2017 


[ भाग 3 ( 1 ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , निरंजन कुमार पटेल, आत्मज - स्व. मीठा भाई पटेल ( Niranjan Kumar Patel , 
S/ o Late Mitha Bhai patel ), उम्र 56 वर्ष, निवासी - क्वा. नं. -7/ डी , सड़क नं. -09, सेक्टर -04 भिलाई, तहसील व जिला - दुर्ग ( छ. ग.) का 
हूं. यह कि मैं , भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूं. मेरी पत्नि का सही नाम श्रीमती हर्षा बेन पटेल (Smt. Harsha Ben Patel) है जिसका 
उल्लेख उनके कुछ आवश्यक दस्तावेजों में है, किन्तु मेरे सर्विस रिकार्ड में व शासकीय तथा अर्द्धशासकीय के कुछ दस्तावेजों/ अभिलेखों में उनका 
नाम श्रीमती हर्षा बेन एन. पटेल अंकित हो गया है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपनी पत्नि का नाम परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती हर्षा बेन पटेल रख 
लिया हूं. तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं . 


अतः अब मेरी पत्नि को श्रीमती हर्षा बेन पटेल ध. प. श्री निरंजन कुमार पटेल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


श्रीमती हर्षा बेन एन. पटेल 

पति - श्री निरंजन कुमार पटेल 
निवासी - क्वा. नं. - 7/ डी , सड़क नं. - 09 , 

सेक्टर -04 भिलाई, 
तह व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


श्रीमती हर्षा बेन पटेल 
पति - श्री निरंजन कुमार पटेल 
निवासी - क्वा . नं .- 7/ डी , सड़क नं .- 09 , 

सेक्टर -04 भिलाई, 
तह व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , विशाल साहू, आत्मज स्व . भागवत साहू, उम्र 38 वर्ष, जाति तेली, निवासी - ग्राम बुन्देली 
खुर्द, पोस्ट - बखत रेंगाकठेरा , थाना - घुमका तहसील व जिला -राजनांदगांव ( छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे शिक्षण सबंधी प्रमाण पत्रों एवं अन्य 
दस्तावेजों में मेरा नाम खेमूलाल आ. भागवत प्रसाद दर्ज है तथा पूर्व में मैं यही नाम से जाना, पहचाना जाता था . कुछ निजी कारणों से मैं अपने 
पूर्व नाम को परिवर्तित कर नया नाम विशाल साहू रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया 


chci 


अतः अब मुझे विशाल साहू आ . स्व . भागवत साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


खेमूलाल साहू 
पिता - स्व . भागवत साहू 
निवासी - ग्राम बुन्देली खुर्द, 

पोस्ट - बखत रेंगाकठेरा , 
तह. व जिला- राजनांदगांव ( छ. ग . ) 


विशाल साहू 
पिता - स्व . भागवत साहू 
निवासी - ग्राम बुन्देली खुर्द, 

पोस्ट - बखत रेंगाकठेरा , 
तह . व जिला - राजनांदगांव ( छ. ग. ) 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 21 जुलाई 2017 


195 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती दीप्ति सोनी पति स्व . श्री मानकचंद सोनी, उम्र 35 वर्ष, निवासी- मकान नं.125 / 
126 , माडल टाउन नेहरू नगर, उत्कल गार्डन के पीछेभिलाई , तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग.) की हूं. यह कि मेरी पुत्री कुमारी चंचल सोनी, कक्षा 
8 वीं की शिक्षा सूरज स्कूल रसागन देहली रोड रेवारी ( हरयाणा ) से सन् 2016 में उत्तीर्ण की है, उसके स्कूल रिकार्ड में उनके पिता का नाम 
राजकुमार ठाकुर एवं माता का नाम श्रीमती दीप्ति ठाकुर दर्ज हो गया है. जबकि उनके माता- पिता का सही नाम श्रीमती दीप्ति सोनी व स्व. श्री 
मानकचंद सोनी है. मैं अपनी पुत्री के पिता का नाम परिवर्तित कर कु. चंचल सोनी पिता स्व . श्री मानक चंद सोनी कर ली हूं तथा इस आशय के 
संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं . 


अतः अब मेरी पुत्री को कु. चंचल सोनी पिता स्व . मानकचंद सोनी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


कु. चंचल ठाकुर (Ku. Chanchal Thakur ) 

पिता - राजकुमार ठाकुर 
( Rajkumar Thakur ) 
माता - श्रीमती दीप्ति ठाकुर 

( Smt. Dipti Thakur) 
निवासी - मकान नं .125 / 126, माडल टाउन नेहरू नगर , 

उत्कल गार्डन के पीछेभिलाई , 
तहसील व जिला - दुर्ग ( छ. ग . ) 


कु . चंचल सोनी ( Ku. Chanchal Soni ) 

पिता - स्व . मानकचंद सोनी 
(Late Shri Manak Chand Soni) 

माता - श्रीमती दीप्ति सोनी 

(Smt. Dipti Soni) 
निवासी - मकान नं .125 / 126, माडल टाउन नेहरू नगर, 

उत्कल गार्डन के पीछे भिलाई , 
तहसील व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , मररी शिवा राव, आत्मज - श्री एम. मोहन राव, निवासी -ब्लाक नं.-2 -ई, सड़क -26 , 
सेक्टर -1, भिलाई , तहसील व जिला - दुर्ग ( छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे कुछ आवश्यक दस्तावेजों में मेरा सही नाम मररी शिवा राव व कुछ 
आवश्यक प्रमाण पत्रों व अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम “शिवा ” दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम मररी शिवा राव 
रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं. 


अतः अब मुझे मररी शिवा राव आ . श्री एम. मोहन राव के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


शिवा 
पिता - श्री एम . मोहन राव 
निवासी - ब्लाक नं .- 2 -ई , सड़क -26 , 

सेक्टर -1, भिलाई , 
तह . व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


मररी शिवा राव 
पिता - श्री एम . मोहन राव 
निवासी - ब्लाक नं . - 2 - ई, सड़क -26 , 

सेक्टर -1, भिलाई, 
तह. व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 


196 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 21 जुलाई 2017 


[ भाग 3 ( 1 ) 


विविध 


न्यायालयों की सूचनाएं 


न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी/ अनुविभागीय दण्डाधिकारी खैरागढ़ 


खैरागढ़, दिनांक 11 जुलाई 2017 


क्रमांक/ 1909/ प्र. 1/ अ.वि.अ./ 2017. - सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि आवेदक राकेश बहादुर पिता नागेन्द्र बहादुर 
निवासी वार्ड नं .- 3 गंजी पारा खैरागढ़ एवं अन्य 01 द्वारा लोक न्यास श्री बर्फानी बाबा जी गुरू ट्रस्ट समिति खैरागढ़ राम मंदिर खैरागढ़ जिला 
राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 7 के अंतर्गत उक्त लोक न्यास के पंजीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है. 


अतएव लोक न्यास श्री बर्फानी बाबा जी गुरू ट्रस्ट समिति खैरागढ़ राम मंदिर खैरागढ़ जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ लोक न्यास 
अधिनियम 1951 की धारा 7 के अंतर्गत उक्त लोक न्यास के पंजीकरण किये जाने में किसी को भी किसी प्रकार की आपत्ति हो तो अपना दावा/ 
आपत्ति / आक्षेप इश्तिहार प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकते है, बाद में प्राप्त आक्षेपों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा. 


यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 11-07-2017 को जारी किया जाता है . 


पी . एस . ध्रुव , 


अनुविभागीय अधिकारी. 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2017 . 


